निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 कार्तिक 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1027 ) पटना, शुक्रवार , 3 नवम्बर 2017 


समाज कल्याण विभाग 
( समाज कल्याण निदेशालय ) 


अधिसूचना 

18 अक्तूबर 2017 
सं० 3 / क0म0आ0 - 02 / 06- 2087 - बिहार राज्य महिला आयोग विधेयक 1999 के अध्याय- 2 धारा- 3 
के अन्तर्गत राज्य सरकार ने राज्य में बिहार राज्य महिला आयोग के पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है , 
तदनुसार बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य ( गैर सरकारी एवं सरकारी ) सदस्यों को निम्नरूपेण 
मनोनीत किया जाता है: 


1 श्रीमती दिलमणी मिश्रा, फलैट नं0 -175, कौटिल्या नगर, पो0 - वेटनरी - 

अध्यक्ष 
कॉलेज , राजा बाजार, पटना । 
___ श्रीमती मंजु कुमारी , ब्लॉक्- बी , फलैट नं0-101 , जीवन श्री इन्कलेव, - सदस्य ( अनुसूचित जाति ) 

आर्य समाज रोड नं0-4, आर0पी0एस0 मोड (नियर सगुना मोड ), पटना । 
3 डॉ0 निक्की हेम्ब्रम, एम0आई0जी0-52, हनुमान नगर , कंकडबाग, पटना । - सदस्य ( अनुसूचित जाति ) 


सदस्य ( अल्पसंख्यक ) 


4 श्रीमती रजिया कामिल अंसारी, मुहल्ला- चौखण्डी, नुरी मंजील , 

पो0 - सासाराम, जिला- रोहतास । 
5 श्रीमती प्रतिमा सिन्हा, फलैट नं0- 305, पंकज बिहार रेसीडेंसी, - 

रामनगरी सेक्टर-3, आशियाना नगर, फेज-2, पटना । 
6 डॉ0 उषा विद्यार्थी 142, डिफेंस कॉलोनी, कंकडबाग, पटना । 


सदस्य (पिछडा वर्ग ) 


सदस्य 
(विधि विधान कोटि ) 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 3 नवम्बर 2017 


श्रीमती नीलम सहनी, मुहल्ला – मोहनपुर , पुनाईचक ,नियर सम्पहाउस , - सदस्य (सामाजिक 
लाल सदन , पो0- पुनाईचक, थाना- शास्त्रीनगर, पटना । 

कार्यकर्ता कोटि ) 
8 श्रीमती रेणु देवी, श्रीमती कृष्ण बिहार कॉलोनी, बेउर जेल के - सदस्य 

नजदीक , 

थाना- बेउर , जिला- पटना । 
9 समाज कल्याण विभाग द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि 

पदेन सरकारी सदस्य 
10 गृह विभाग द्वारा मनोनीत एक प्रतिनिधि 

- पदेन सरकारी सदस्य 
11 प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य महिला विकास निगम, पटना 

- पदेन सरकारी सदस्य 


2 बिहार राज्य महिला आयोग विधेयक -1999 के अध्याय - 2 की धारा -4 एवं 5 में निहित सेवा शर्ते 
अध्यक्ष एवं अन्य गैर सरकारी सदस्यों पर लागू होगी । 

3 इनकी कार्यावधि अधिकतम तीन वर्ष या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो लागू होगी । 

4 अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत की तिथि से बिहार राज्य महिला आयोग में कार्यभार 
ग्रहण करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

वीरेन्द्र कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1027 -571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette. bih. nic.in 


